निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 376 ) 


1 श्रावण 1931 ( AO ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 23 जुलाई 2009 


अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


अधिसूचना 

____ 22 जुलाई 2009 
सं0 अ0सं0क 06 -01 / 97- 457 — बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991 की धारा -4( 1 ) के अन्तर्गत 
गठित बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के लिए उक्त अधिनियम की धारा -4(2 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य 
सरकार अल्पसंख्यक आयोग को पुर्नगठित करते हुए अध्यक्ष, उपाध्यक्षों एवं सदस्यों के पद पर निम्नांकित महानुभावों का 
मनोनीत करती है 


पदनाम 


अध्यक्ष 


उपाध्यक्ष 


क0सं0 

नाम 
1 श्री नौशाद अहमद 
2 डॉ0 ( कैप्टन ) दिलीप कुमार 

सिन्हा 

श्री गुरूचरण सिंह 
4 | श्री अलीयुस डिकुज 
5 श्री टी0बी0एस0 जैन 


| 3 


श्री ग 


उपाध्यक्ष 
सदस्य 
सदस्य 


पता 
ए 3/ 6 , 96 ऑफिसर्स हाउस , बेली रोड , पटना 
बटुकेश्वर दत्त लेन , जक्कनपुर न्यू एरिया , । 

पटना- 800001 
छोटी पटन देवी , पटनासिटी 
किश्चन टिर , वार्ड न0-8 , बेतिया 
44, झेलम अपार्टमेंट, राजेन्द्र पथ , राजेन्द्र नगर , 

पटना- 16 
ईशापुर , वार्ड न0 18, फुलवारी शरीफ , पटना 
ग्राम + पोस्ट - मलमल , मधुबनी 
ग्राम + पोस्ट - शिवसागर, शिवसागर ब्लॉक के सामने, 

रोहतास 
ग्राम + पोस्ट- नौबतपुर , पटना 
हाउस न0 - 393, रोड न0 - 3, न्यू पाटलीपुत्रा कॉलनी, 

पटना 
ग्राम + पोस्ट - लखमिनियाँ, बेगुसराय 


6 


7 


श्री महमूद आलम अंसारी 
| श्री जहीर मलमली 

श्री महबूब राइन 


सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 


सदस्य 


डा0 इस्लाम राही 
श्री सैयद अशहद अली 


सदस्य 


11 


श्री मो0 अब्दुल्ला 


सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण), 23 जुलाई 2009 
2 . बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के रूप में मनोनीत पदधारकों की कार्यवधि 
दिनांक 05 अगस्त 2009 से अगले तीन वर्षों के लिए होगी । 

3 . बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पदेन सदस्य- सचिव, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के 
उप - सचिव होंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

डॉ0 एम0 ए0 एजाजी , 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 376 -571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih . nic . in 


